पंजीयन क्रमांक 
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.7/ 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 
30-05-2001.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


(असाधारण) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 464 | रायपुर, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2021 — श्रावण 27, शक 1943 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 18 अगस्त 2021 


आदेश 


क्र. 8695/2390/21-ब/छ.ग./2021, — HST न्यायालय अधिनियम, 1984 (क्रमांक 66 सन्‌ 1984) की धारा-4 की उप-धारा (1) के द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, माननीय छ.ग. उच्च न्यायालय, बिलासपुर की सहमति से एवं ज्ञापन क्रमांक 668/Confdl./ 
2021/1-15-02/2005(/0.17), बिलासपुर, दिनांक 17-08-2021 के अनुपालन में नीचे दी गई अनुसूची की कण्डिका (2) में उल्लेखित निम्नलिखित 
उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य की सेवाएं वापस लेते हुए उनको अनूसूची के कण्डिका (3) में दर्शित अनुसार न्यायाधीश, Hea न्यायालय के पद पर उनके 
पद्गग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त करता है, अर्थात्‌ :- 


am. वर्तमान पदस्थापना के स्थान के साथ न्यायाधीश न्यायालय का नाम 
का नाम 
(1) (2) (3) 
1 श्री ओंकार प्रसाद गुप्ता, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरिया न्यायाधीश, कुट्ुंब न्यायालय, 
(बैकुण्ठपुर) बेमेतरा 


F. No. 8695/2390/XXI-B/C. G./2021.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of 
the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984), the State Government, hereby, with the concurrence of the Hon’ble High 
Court of Chhattisgarh and in compliance of Memo No. 668/Confdl./202 1/II-15-02/2005(Pt.III), Bilaspur, dated 17th 
August, 2021, by withdrawing the services of the following member of Higher Judicial Service specified in column (2) of 
the Schedule below, appoints him as Judge, Family Court, as mentioned in column (3) of the Schedule, from the date he 
assumes charge of office, namely:- 


SNo. Name of Judicial Officer with Name of the Court 
present place of posting 
(1) (2) GB) 
1 Shri Onkar Prasad Gupta, District and Judge, Family Court, 
Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) Bemetara 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव. 


927 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, अटल नगर, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021. 


